निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 ज्येष्ठ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 422 ) पटना , सोमवार , 30 मई 2016 


सं0 08 / आरोप - 01 - 164 / 2014सा. - 4123 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

___ 16 मार्च 2016 
श्रीमती सीमा राय , बि0प्र0से0, ( कोटि क्रमांक - 997 / 11) अधिसूचित कार्यपालक दंडाधिकारी, हाजीपुर 
अनुमंडल, वैशाली के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक - 60 ( मु०), दिनांक 23. 05. 2012 द्वारा अनधिकृति रूप 
से अनुपस्थित रहने से संबंधित आरोप पत्र प्रपत्र क प्रेषित किया गया । प्रतिवेदित आरोप पत्र प्रपत्र क की प्रति 
संलग्न करते हुए श्रीमती राय को विभागीय पत्रांक - 9391 , दिनांक 29.06. 2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का 
निदेश दिया गया । साथ ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी । किन्तु श्रीमती राय द्वारा 
प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के बावजूद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया । प्रतिवेदित आरोप के समीक्षोपरांत 
आरोपों की जाँच हेतु श्रीमती राय के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 8253 , दिनांक 27.05. 2013 द्वारा बिहार सरकारी 
सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 ( 2 ) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की 
गयी । 

2. जाँच पदाधिकारी , संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक - 567 दिनांक 15.04. 
2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्रीमती राय के विरूद्ध गठित आरोपों को 
प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक - 7026 
दिनांक 14.05.2015 द्वारा श्रीमती राय से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण - पृच्छा ) की मांग की गयी । श्रीमती राय के 
उपलब्ध पता पर लिखित अभ्यावेदन हेतु प्रेषित पत्र वापस आ गया । इस संबंध में श्रीमती राय को लिखित अभ्यावेदन 
समर्पित किये जाने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी । बावजूद इसके उनके द्वारा 
निर्धारित समय अवधि के व्यतीत होने के बाद भी लिखित अभिकथन / अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया । 

4. आरोपी पदाधिकारी श्रीमती राय के विरूद्ध गठित आरोप एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की 
समीक्षा के उपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी, श्रीमती राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है । आरंभ से ही 
अबतक श्रीमती सीमा राय ने जिला पदाधिकारी के द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, 
पटना के पत्रों का संज्ञान नहीं लिया एवं स्पष्टीकरण नहीं दिया । उनके द्वारा जाँच पदाधिकारी को विभागीय कार्यवाही 
में सहयोग नहीं किया गया एवं उनके किसी भी पत्रों, स्मार पत्रों एवं प्रेस विज्ञप्ति को महत्व नहीं दिया गया जो घोर 
अनुशासनहीनता का द्योतक है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 30 मई 2016 
श्रीमती राय दिनांक 23.06.2008 से आजतक कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है । श्रीमती राय का यह 
आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता नियमावली 1976 के नियम 3 (1 ) के प्रावधान का उल्लंघन है । सेवा 
संहिता के नियम - 76 के अनुसार जो सरकारी सेवक लगातार पाँच वर्षों तक अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहे वह 
सरकारी सेवा में नहीं रह जाता है । श्रीमती राय विगत सात वर्षों से अधिक समय से बिना किसी सूचना के अपने 
कर्त्तव्य से लगातार अनुपस्थित है । 

5. वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार 
द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्रीमती सीमा राय , बि0प्र0से0, ( कोटि क्रमांक - 997 / 11) अधिसूचित 
कार्यपालक दंडाधिकारी, हाजीपुर अनुमंडल, वैशाली के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम 17 ( 2), 14 एवं 19 के तहत " सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में 
नियोजन के लिए निर्हरता होगी " का निर्णय लिया गया । 

6. विभागीय पत्रांक - 16159 दिनांक 12.11. 2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्रीमती राय के 
विरूद्ध प्रस्तावित वृहद दंड पर परामर्श की माँग की गई । आयोग ने अपने पत्रांक - 2668, दिनांक 03 .02. 2016 से उक्त 
दंड पर अपनी सहमति संसूचित की । 

7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सीमा राय, बि0प्र0से0, ( कोटि क्रमांक - 997 / 11) अधिसूचित 
कार्यपालक दंडाधिकारी , हाजीपुर अनुमंडल , वैशाली के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं 
बिहार लोक सेवा आयोग , पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा के उपरांत आरोपित पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक 
( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम - 14( xi ) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया 
गया । 

___ 8. श्रीमती सीमा राय , बि0प्र0से0, ( कोटि क्रमांक - 997 / 11) अधिसूचित कार्यपालक दंडाधिकारी, हाजीपुर 
अनुमंडल , वैशाली के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आयोग के मंतव्य की 
समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 2005 के 
नियम - 14 ( xi ) के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है : 

" सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी " 

9. श्रीमती सीमा राय , बि0प्र0से0, ( कोटि क्रमांक - 997 / 11) के बर्खास्तगी प्रस्ताव पर मंत्री परिषद् का 
अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित 

किया जाय तथा इसकी प्रति श्रीमती सीमा राय , (बि०प्र०से० ), कोटि क्रमांक - 997 / 11 अधिसूचित कार्यपालक 
दंडाधिकारी, हाजीपुर अनुमंडल , वैशाली एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 422 - 571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website : http://egazette .bih. nic.in 


